सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 338 राँची, सोमवार, 


22 अप्रैल , 2019 (ई ० ) 


, 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
15 अप्रैल, 2019 


2 . 


अधिसूचना संख्या -5/ न ०वि ०/ वृ० श परि० ( Ranchi -Transport N.)/ 08 / 2018-1631-- नगर विकास 
एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य के बड़े शहरो में ISBT एवं Transport Nagar का निर्माण 
करने का निर्णय लिया गया है । विभाग द्वारा इन निर्माण कार्यों में सरकारी राशि के उपयोग के स्थान 
पर निजी क्षेत्र को भूमिका देने पर विचार किया जा रहा है । 

उक्त क्रम में पी ० पी ० पी ० मोड पर निर्माण हेतु एक फ्रेम वर्क M/S IDECK के द्वारा तैयार किया 
गया है । इसके आधार पर एक नीति निर्माण हेतु निदेशक , राज्य शहरी विकास अभिकरण , झारखण्ड की 
अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है,जिसके सदस्य निम्नवत होंगे: 

(i) निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड 
( ii ) श्री संजय बिहारी अम्बष्ठ, संयुक्त सचिव, 

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड 
( iii ) 

नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन, झारखण्ड 
( iv) परियोजना निदेशक (वित्त), जुडको लिमिटेड 

सदस्य सचिव 
( v ) महाप्रबंधक ( लोक कार्य), जुडको लिमिटेड 
( vi ) 

उप सचिव , राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


2 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 22 अप्रैल, 2019 
निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड उक्त समिति के माध्यम से वांछित नीति का 
निर्माण कर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को दो (2) माह में सौपेंगे। 

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची द्वारा उक्त समिति हेतु किसी उप 
सचिव स्तर के पदाधिकारी को नामित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड को 
अवगत कराया जाए ताकि उक्त नीति का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके । 

समिति के गठन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


4 . 


. 


5 . 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 338 50 


